सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


9 पौष , 1940 (श०) 
29 जनवरी, 2019 ( ई० ) 


संख्या - 87 राँची, मंगलवार, 


नगर विकास एवं आवास विभाग 


- - - - - - - - - - - - 


अधिसूचना 
1 नवम्बर , 2018 


अधिसूचना संख्या -5/ न०वि०/विविध- 82 / 2018-5298 -- शहरी क्षेत्रों में विकास कार्यों के क्रम में 
अक्सर पाया जाता है कि सड़कों के निर्माण किये जाने के उपरांत सिवरेज -ड्रेनेज या जलापूर्ति हेतु 
पाईप लाईन बिछाये जाने हेतु सड़कों की खुदाई कर दी जाती है । फलस्वरूप इससे आम जनता को 
समस्याओं का सामना करना पड़ता है। साथ ही, पूर्व निर्मित आधारभूत संरचना दुष्प्रभावित होती है एवं 
राजस्व की क्षति होती है । 
2. उक्त क्रम में नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड द्वारा Area Based Development करने 
का निर्णय लिया गया है। इसके अंतर्गत सड़कों के निर्माण के साथ ही सिवरेज - ड्रेनेज , सेप्टेज , शहरी जलापूर्ति एवं 
गैस आपूर्ति हेतु पाईप लाईन बिछाया जाएगा। इसके साथ ही अन्य Utility, जैसे- फुटपाथ, स्ट्रीट लाईट , 
दूरसंचार केबल आदि का प्रावधान भी किया जाएगा । 
3. राज्य के सभी शहरी स्थानीय निकायों में उक्त प्रकार के निर्माण कार्य में एकरूपता लाने की 
दृष्टि से एक Integrated Road Development Policy का निर्माण किया जाना अपेक्षित है । इस नीति के 
निर्माण हेतु निम्न रूप से एक समिति का गठन किया जाता है: 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) मंगलवार , 29 जनवरी , 2019 


अध्यक्ष 


सदस्य 


ii. 
iii. 
iv. 


निदेशक , राज्य शहरी विकास अभिकरण 
उप सचिव , नगर विकास एवं आवास विभाग 
श्री उत्कर्ष मिश्रा, उप परियोजना निदेशक , सर्वश्री जुडको लि०, राँची - 
उप नगर आयुक्त , राँची नगर निगम 


सदस्य 


सदस्य 


4 . 


समिति के गठन के प्रस्ताव पर माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


अजय कुमार सिंह, 
सरकार के सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 87 -- 50 


